पंजीकरण संख्या - यू 0ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई , 2018 ई० ( श्रावण 06 , 1940 शक सम्वत्) [ संख्या -30 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


3075 


427-428 


1500 


513-520 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान--नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


155-161 


975 


1425 


427 - क 


428 


उत्तराखण्ड गजट, 28 जुलाई , 2018 ई० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान- 

1 - नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 


नियुक्ति 


05 जुलाई, 2018 ई ० 
संख्या 20 / नो0 जे0 / XXXVI(i) / 2018-04 नो 0 जे0 / 2016- नोटरी अधिनियम, 1952 ( अधिनियम संख्या -53 , सन् 1952) 
की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , श्री राज्यपाल महोदय , श्री घनानन्द जोशी, अधिवक्ता को दिनांक 
05.07.2018 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिए जिला मुख्यालय, बागेश्वर में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज 
रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यह भी निदेश देते हैं कि श्री घनानन्द जोशी 
का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय । 


आज्ञा से , 


मीना तिवारी. 

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी। 
In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India, The Governor is 
pleased to order the publication of the following english translation of Notification No. 20/ No - JIxxxVI(1 )/ 2018-04 
No.J/ 2016, dated July 05, 2018for the general information. 

NOTIFICATION 


APPOINTMENT 

July 05, 2018 
No. 20/ No -JIXXXVI( 1)/ 2018-04 No. J/ 2016 --In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (Act No-53 of 1952 ), the Governor is pleased to appoint Mr. Ghana Nand Joshi, Advocate as 
Notary for a period of five years with effect from 05.07.2018 for DistrictHeadquarter Bageshwar and in exercise of 
the powers conferred by sub -rule (4 ) of rule 8 of Notaries Rules , 1956 also directs that the name of 
Mr. Ghana Nand Joshi be entered in the register of Notariesmaintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


MEENA TIWARI , 
Principal Secretary, Law -cum -L.R . 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 30 हिन्दी गजट / 398 – भाग 1-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2018--2020 


सरकारी 

गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई, 2018 ई० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


July 05 , 2018 
No. 212/UHC /XIV /64 /Admin . A -- Smt. Sujata Singh , 2nd Additional District Judge , Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 04.06.2018 to 23.06.2018 with permission to prefix 03.06.2018 as 
Sunday holiday and suffix 24.06.2018 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


July 05, 2018 


No. 213 /XIV /10 /Admin.A /2008 -- Smt. ParulGairola , 2nd Additional District Judge , Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 01.06.2018 to 30.06.2018 . 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 

Registrar (Inspection ). 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

14 मार्च, 2018 ई ० 
पत्रांक 523 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / USZ -9660 / 2018- वाहन संख्या USZ -9660 (TRUCK), मॉडल 1989, 
चेसिस संख्या 344073307343 तथा इंजन नं 0 692001316287, कार्यालय में श्री राम निवास जैन पुत्र श्री करिमल जैन, 
निवासी ग्राम भूरा रानी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.01.2018 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह 


513 - ख 


514 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई, 2018 ई ० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त 
करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या USZ - 9660 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 344073307343 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


17 मार्च, 2018 ई ० 


पत्रांक 538 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UTF-9429 / 2018- वाहन संख्या UTF- 9429 (TRUCK), मॉडल 1980 , 
चेसिस संख्या 344073722809 तथा इंजन नं 0 692001724184, कार्यालय में श्री गोविन्द शर्मा पुत्र श्री शिव दयाल शर्मा, 
निवासी म 0 नं 0 785, बण्डिया पार्ट , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 12.02.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि 
उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UTF- 9429 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 344073722809 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


10 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 629 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP78T-1476 / 2018- वाहन संख्या UP78T -1476 (TRUCK), मॉडल 1998 , 
चेसिस संख्या 373043JRQ002553 तथा इंजन नं 0 697D21JRQ122605, कार्यालय में श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री लखविन्दर 
सिंह, निवासी गुरूद्वारा, वार्ड नं 0 1, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 22.03.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि 
उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


- 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP78T- 1476 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373043JRQ002553 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


10 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 630 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / DL1PA- 4871 / 2018- वाहन संख्या DL1PA-4871(TRUCK), मॉडल 1999 , 
चेसिस संख्या 412065DQQ109266 तथा इंजन नं 0 99062116309, कार्यालय में मैसर्स सैन्ट पीटर स्कूल, ग्राम किषनपुर , 
किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.03.2018 को आवेदन - पत्र के साथ 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 28 जुलाई , 2018 ई ० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


515 


वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण 
मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या DL1PA- 4871 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 412065DQQ109266 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


16 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 645 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP22A-9557 / 2018- वाहन संख्या UP22A- 9557(TRUCK), मॉडल 1998 , 
चेसिस संख्या 373011ERQ001874 तथा इंजन नं 0 697D23ERQ112298, कार्यालय में श्रीमती अन्नू मित्तल पत्नी / पुत्री 
श्री प्रवीन मित्तल, निवासी म0 नं 0 100, मूड महोलिया , आंशिक खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 29.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, 
अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का 
पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय 
परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
30.04.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए. वाहन संख्या UP22A -9557(TRUCK ) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011ERQ001874 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


16 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 651 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / R31426-1894 / 2018– वाहन संख्या RJ142G -1894(TRUCK). मॉडल 2003, 
चेसिस संख्या 373341KWZ127319 तथा इंजन नं0 697TC45KWZ117734, कार्यालय में श्री राम विलास पुत्र श्री मूल चन्द्र, 
निवासी म 0 नं 0 121, नानकमत्ता, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
26.03.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.04.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या RJ142G-1894(TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373341KWZ127319 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


516 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई, 2018 ई ० ( श्रावण 06 , 1940 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 


17 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 658 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP54B-0184 / 2018- वाहन संख्या UP54B-0184(TRUCK), मॉडल 2000 , 
चेसिस संख्या 373011AZZ000378 तथा इंजन नं 0 697D22MQQ138704, कार्यालय में श्री पूरन सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह , 
निवासी ग्राम अमरपुरी, गदरपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 12.04.2018 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह 
खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त 
करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.04.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अत:, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP54B-0184( TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011AZZ000378 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 

कार्यालय आदेश 


24 अप्रैल , 2018 ई ० 


-पत्र 


पत्रांक 830 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UKOBCA-0809 / 2018–वाहन संख्या UKO6CA-0809( PICKUP), मॉडल 2009 , 
चेसिस संख्या X3000265 तथा इंजन नं 0 PADX00297X, कार्यालय में श्री हैदर अली पुत्र श्री अनवार अली, निवासी 
बण्डिया , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.03.2018 को आवेदन 
के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.04.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, 


मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CA- 0809( PICK UP) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या X3000265 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


25 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 834 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UK06CA-5528 / 2018-वाहन संख्या UKO6CA-5528(TRAILER), 
मॉडल 2013, चेसिस संख्या 13UK06030250, कार्यालय में श्री भोले खान पुत्र श्री पीर मौहम्मद , निवासी ग्राम मसीत , 
गदरपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 18.04.2018 को आवेदन -पत्र के साथ 
वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण 
मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न 
हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.04.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई , 2018 ई० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


517 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-5528(TRAILER) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 13UK06030250 तत्काल प्रभाव निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


25 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 835 / टी ० आर० / पंजी 0नि 0 / HR59A-0161 / 2018- वाहन संख्या HR59A-0161(TRUCK). मॉडल 2000 , 
चेसिस संख्या 380010LQQ207209 तथा इंजन नं 0 697D22AQQ200563, कार्यालय में श्री नवतेज पाल सिंह पुत्र 
श्री अमरजीत सिंह, निवासी म0 नं 0 18, करघटिया, सितारगंज , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 16.04.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत 
कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 
30.04.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR59A-0161(TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010LQQ207209 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 

कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 852 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR38C -8181 / 2018- वाहन संख्या HR38C-8181(TRUCK). मॉडल 1999, 
चेसिस संख्या 373011MRQ123590 तथा इंजन सं0 697D22MRQ131312, कार्यालय में श्री रमेश लाल पुत्र श्री मदन लाल , 
निवासी म0 नं 0 कुरईया, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 25.04.2018 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह 
खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त 
करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.04.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38C -8181(TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011MRQ123590 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 853 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP02C -9048 / 2018-वाहन संख्या UP02C - 9048(TRUCK), मॉडल 1990 , 
चेसिस संख्या 4EC00915315 तथा इंजन नं 0 F00907743, कार्यालय में श्रीमती सनमीत कौर पत्नी श्री अजीत पाल सिंह , 
निवासी डी 1, डी 2, सिविल लाइन नियर गाँधी पार्क, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 25.04.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 


518 


। 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई , 2018 ई ० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP02C- 9048(TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 4EC00915315 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 854 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6CA-9131 / 2018- वाहन संख्या UKO6CA-9131(TRUCK), मॉडल 2004, 
चेसिस संख्या 357514KVZ822912 तथा इंजन नं 0 497SPTC35KVZ932587, कार्यालय में मैसर्स मैरीनो इन्डस्ट्रीज लि 0 . 
आईटीबीटी पार्क, प्लॉट 6. आई आई ई, पन्तनगर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 28.04.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया 
है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


। 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-9131(TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357514KVZ822912 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


28 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक 855 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6CA-9130 / 2018- वाहन संख्या UK06CA- 9130(TRUCK), मॉडल 2000, 
चेसिस संख्या 357122GZZ817263 तथा इंजन नं 0 497SPTC31GZZ751203, कार्यालय में मैसर्स मैरीनो इन्डस्ट्रीज लि 0 , 
आईटीबीटी पार्क, प्लॉट 6, आई आई ई, पन्तनगर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 28.04.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया 
है कि उनका वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त 
करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-9130(TRUCK). का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357122GZZ817263 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


519 


भाग 1 -क 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई , 2018 ई० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


कार्यालय आदेश 


05 मई, 2018 ई ० 


पत्रांक 1003 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / UKO6CB-0725 / 2018- वाहन संख्या UKO6CB-0725(TRUCK), मॉडल 1999, 
चेसिस संख्या 373011AQQ000975 तथा इंजन सं 0 697D22AQQ103445 , कार्यालय में श्री गुलशन कुमार पुत्र श्री हरी चन्द , 
निवासी पंजाबी कालोनी, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.04.2018 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी 
तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CB- 0725(TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011AQQ000975 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


11 मई, 2018 ई ० 


पत्रांक 1024 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / UP29-0065 / 2018– वाहन संख्या UP29-0065(TRUCK), मॉडल 1998, 
चेसिस संख्या 15EC80150185 तथा इंजन सं 0 4D31C80142983, कार्यालय में श्री शकावत अली पुत्र श्री लियाकत अली, 
निवासी म0 नं0 90, बण्डिया, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.04.2018 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी 
तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण /निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP29-0065 (TRUCK), का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 15EC80150185 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


11 मई , 2018 ई० 


पत्रांक 1025 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / UKO6CB- 1173 / 2018 वाहन संख्या UKO6CB-1173(TRUCK), मॉडल 1999 , 
चेसिस संख्या 373011KQQ718631 तथा इंजन नं 0 697D22KQQ771325, कार्यालय में श्री दामोदर गुप्ता पुत्र श्री राम भरोशे 
लाल, निवासी डी डी एरिया , आदर्श कॉलोनी, रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
05.05.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन 
पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 


520 


उत्तराखण्ड गजट, 28 जुलाई , 2018 ई ० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त 
करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CB-1173(TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011KQ0718631 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


25 मई, 2018 ई ० 


पत्रांक 1098 / टी 0 आर0 / पंजी 0नि 0 / UA06A-0652 / 2018- वाहन संख्या UA06A- 0652(TRUCK), मॉडल 1994 , 
चेसिस संख्या 360324JVQ118874 तथा इंजन नं 0 697D23JVQ125273, कार्यालय में श्रीमती नत्थु देवी पत्नी 
श्री दुर्गा प्रसाद, निवासी टनकपुर रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
19.05.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पूरी तरह खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06A-0652(TRUCK), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324JVQ118874 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


31 मई , 2018 ई ० 


पत्रांक 1125 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / DLIPA- 4740 / 2018–वाहन संख्या DL1PA- 4740( BUS), मॉडल 1999, चेसिस 
संख्या 412065CQQ201684 तथा इंजन सं 0 99C62115923. कार्यालय में नालन्दा सिनियर सैकन्ड्री स्कूल, ग्राम 
किशनपुर, रूद्रपुर रोड, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 28.05.2018 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पूरी तरह 
खराब होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । 
वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त 
करने हेतु रसीद संलग्न हैं । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.05.2018 तक जमा है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या DL1PA-4740(BUS), का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 412065C00201684 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 
पी ०एस० यू ० ( आर ई 0) 30 हिन्दी गजट / 398 - भाग 1 - क -2018 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई, 2018 ई 0 ( श्रावण 06 , 1940 शक सम्वत्) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय नगरपालिका परिषद, डीडीहाट , पिथौरागढ़ 


सार्वजनिक सूचना 


. 


21 मई , 2018 ई ० 
पत्रांक 81 / 2018--2019 -- नगरपालिका परिषद् , डीडीहाट , जिला पिथौरागढ़ नगर सीमान्तर्गत उ0 प्र0 नगरपालिका 
अधिनियम, 1916 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त ) की धारा -298 की उपधारा -2, खण्ड ( झ) का ( घ ) में प्रदत्त अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु “ नगरीय ठोस अपशिष्ट 
प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2018* बनायी जाती है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-201 की उपधारा (1 ) 
के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो , उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु 
प्रकाशित की जा रही है । 

अतः समाचार -पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ , 
अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् , डीडीहाट को प्रेषित की जा सकेगी । वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों 
पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । 


नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट (पिथौरागढ़ ) 


नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 298 ( झ ) ( घ ) के अन्तर्गत एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं 
हथालन नियम, 2000 के अनुसार तैयार की गई । नगरपालिका, डीडीहाट ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2018, जिसका 
पाण्डुलेख नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट की बोर्ड बैठक दिनांक 03.02.2018 में प्रस्ताव संख्या -06 के माध्यम से रखा गया । 


1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि , 2018 कहलाएगी । 


155 - ट 


156 


[ भाग 8 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई, 2018 ई 0 (श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट की सीमान्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में प्रभावी होंगी । 


3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी । 


4. परिभाषाएँ : 


नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित 
जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में 
पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है । 


(i) उपविधि से तात्पर्य -नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अधीन बनाई गई नगरपालिका 

परिषद्, डीडीहाट ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2018 से है । 
(ii) नगरपालिका से तात्पर्य (संविधान के अनुच्छेद-243 त के खण्ड- ड) के अधीन गठित स्वायत्तशासी 

संस्था ) नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट से है । 
(iii ) अध्यक्ष से तात्पर्य - अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् डीडीहाट , जिला -पिथौरागढ़ से है । 


(iv ) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य- नगरपालिका अधिनियम, 1918 की धारा-57 के अधीन नियुक्त 

अधिशासी अधिकारी से है । 


(v) सफाई एवं स्वास्थ्य निरीक्षक से तात्पर्य- नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट में शासन द्वारा तैनात सफाई 

एवं स्वास्थ्य निरीक्षक से है , ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस 
अधिकारी / कर्मचारी से है , जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा 
अधिकृत किया गया है । 


( vi) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी / सफाई एवं स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा ऐसे 

अधिकारी / कर्मचारी से हैं , जिन्हें समय - समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए 
अधिकृत किया गया हो । 


( vii ) नियम से तात्पर्य – भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-648 नई दिल्ली, 

मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा 
पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) 
नियम 2000 बनाए गए से है । 


(viii) अधिनियम से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश / उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है । 
(ix ) जीव नाशित / जैव निम्नकरणीय / जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste ) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट 

से है , जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है , जैसे - बचा हुआ खाना, सब्जी -फल के 

छिलके , फूल - पौधों के पत्ते आदि । 
(x) जीव अनाशित अपशिष्ट ( Non- biodegradable waste ) से तात्पर्य, ऐसे कूड़े या कचरा सामग्री से हैं , जो 

जीव नाशित कूड़ा- कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है । 
(xi) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट ( Recyclable waste ) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दुबारा किसी भी प्रकार 

सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो , जैसे प्लॉस्टिक , पॉलीथीन, कागज , 
धातु , रबड़ आदि । 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई, 2018 ई० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


157 


( xii ) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट ( Biomedical waste ) से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है , जिसका जनन मानवों व 

पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे, जिसका जनन मानवों व पशुओं के 
निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान , क्रिया - कलापों या 
जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है । 


( xiii ) संग्रहण ( Collection ) से तात्पर्य - अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल , संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान 

से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है । 


( xiv) कचरा खाद बनाने ( Composting ) से एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ 

का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है । 


मरम्मत 


( v) ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट ( Demolition construction ) से सन्निर्माण, पुनः निर्माण, 

और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलवे से उद्भूत अपशिष्ट 
अभिप्रेत है । 


( vi ) व्ययन ( Disposal) से भू - जल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु 

आवश्यक सामग्री से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है । 


(xvii) अपशिष्टों के उत्पादक ( Generator waste) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति 

या स्थापन अभिप्रेत है । 


(xviii) भूमिकरण (Landfilling) से भू - जल , सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल , हवा के 

साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव / कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस 
उत्सर्जन , ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में 

अवशिष्ट , ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है । 
(xix) निक्षालित (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है , जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ 

है तथा जिसने इनमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है । 
( xx) नगरपालिका प्राधिकारित ( Municipal Authority) से नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट अभिप्रेत है, जहाँ 

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है । 


(xxi) स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, डीडीहाट से है । 
(xxii ) नगरीय ठोस अपशिष्ट ( Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय ( Hazaradous) 

अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या 
अर्द्धठोस रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट 
आता हैं । 


( xxiii ) सुविधा के परिचालक ( Operator of a Facility ) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस 

अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्कीकरण , भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी 
या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है , जो अपने - अपने क्षेत्रों में नगरीय 
ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया 
गया है । प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये या पुनः चक्रित 
उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है । 


158 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई, 2018 ई ० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


( xxiv ) 


पुनः चक्रण ( Recycling ) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण 
सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है 
या नहीं भी हो सकता है । 


(xxv ) पृथक्करण ( Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया 

जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा - करकट, रोग वाहकों को आकर्षित करने , आवारा पशुओं तथा 
अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके । 


(xxvi) भण्डारण (Storage ) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना 

अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा - करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को 
रोका जा सके । 


( xxvii) परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक 

स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत ताकि दुर्गन्ध , 
कूड़ा- करकट बिखरने , रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके । 


( xxviii) सेवा शुल्क ( User Charges ) से तात्पर्य उस धनराशि से है, जो नगरपालिका द्वारा स्वयं या सुविधा के 

परिचारक के माध्यम से शुल्क के रूप में ठोस अपशिष्टों के उत्पादक से वसूला जाएगा । 


5. कोई भी व्यक्ति / स्थापन ( Establishment ) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ , किसी 

भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया है, न डालेगा और न 
डलवायेगा । 


6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिनमें 

से एक में जैविक निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा । 


7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैवकीय 

निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका परिषद् के द्वारा 
निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी / सुविधा के प्रचालक ( Operator of a Facility) को 
देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची 
में निर्धारित दरें जो समय - समय पर संशोधित की जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति / स्थापन से प्रतिमाह 
सेवा शुल्क ( User Charges) लिए जायेंगे । 


8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए 

नगरपालिका से सम्पर्क कर नगरपालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए 
निर्धारित दर पर सेवा शुल्क ( User Charges) का भुगतान करेगा । 


9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़ - पौधों 

के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो नगरपालिका से सम्पर्क कर 
पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क 
( User Charges ) का भुगतान करेगा । किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा । 


- 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 28 जुलाई, 2018 ई ० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


159 


10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / संस्था द्वारा परिसंकटमय ( Hazardous ) अपशिष्टों को अलग से 

जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार घर - घर से संग्रहण हेतु कर्मचारी / सुविधादाता के प्रचालक को 
देना होगा । परिसंकटमय वस्तुओं / अवशिष्टों को अनुसूची -2 में दर्शाया गया है । 


11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति / स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों प्रबन्धन जीव - चिकित्सा 

अपशिष्ट ( प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव -चिकित्सा अपशिष्टों को 
नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा । 


12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला / हथालन करने वाला व्यक्ति / स्थापन तथा अन्य कोई भी 

व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न ही जलवायेगा । 


13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण 


का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा । 


14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गए नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता 

समझी जाती है, जो मासिक सेवा शुल्क ( User Charges) के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है , को अपशिष्ट उत्पादक 
के द्वारा अथवा नगरपालिका / सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर 
ही सेवा शुल्क वसूल किया जा सकेगा । जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, यह धनराशि 
उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में पालिका कोष / सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जाएगी । 


15. अनुसूची में दी गई दरों में पंचवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 / - के पूर्णांक 

में की जायेगी । 


16. उपविधि में लगाए जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा । 


17. इस उपविधि के अन्तर्गत नगरपालिका को देय धनराशि नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 21 में 

उपबन्धित रीति से वसूल किए जा सकते है । 


18. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने के प्रथम दोष सिद्धि के लिए ₹ 500 / - तक अर्थदण्ड तथा 

अवहेलना जारी रहने पर ₹ 20 / - प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा । 


160 


क्र ० सं ० 


उत्तराखण्ड गजट, 28 जुलाई, 2018 ई० (श्रावण 06 , 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 8 
अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट 

प्रतिमाह सेवा शुल्क ( User Charges ) की 

प्रस्तावित राशि रुपये में 


का प्रकार 


1 . 


आवासीय भवन 


कच्ची झोपड़ी 
पक्का मकान 


₹ 5500 / - प्रतिमाह 
₹ 10 = 00 / - प्रतिमाह 


2 . 


₹ 20 प्रतिमाह 


3 . 


सब्जी एवं फल विक्रेता 
मांस एवं मछली विक्रेता 
रेस्टोरेन्ट 
रेस्टोरेन्ट एवं स्वीट 


4 . 


5 . 


6 . 


स्वीट हाउस 
भोजनालय / ढाबा 


7 . 


8 . 


बारातघर 


9 . 


10 . 


₹ 50 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 50 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 100 = 00 / - प्रतिमाह 

₹ 50 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 100 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 500 %D00 / - प्रति उत्सव 
₹ 150 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 200 प्रतिमाह 
₹ 100 प्रतिमाह 
₹ 50 = 00 / - प्रतिमाह 
40 बैड तक ₹ 100 %D00 / - प्रतिमाह 
41 बैड से अधिक पर ₹ 150 = 00 / - प्रतिमाह 
क्लीनिक ₹ 100 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 100 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 20 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 500 %D00 / - प्रति उत्सव 


11 . 


12. 


होटल 
आवासीय स्कूल सरकारी छोड़कर 
स्कूल सरकारी छोड़कर 
समस्त बैंक 
हॉस्पिटल / नर्सिग होम 
( अनुपचारित बायो मेडिकल वेस्ट छोड़कर ) 
क्लीनिक / पैथोलॉजी 
वर्कशॉप 
कबाड़ी 
सार्वजनिक निजी स्थलों पर सर्कस / 
प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमें 
अपशिष्ट उत्पन्न हो 
ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 


13 . 


14. 


15 . 


16. 


17 . 


18 . 


बार 


0.50 घ 0 मी 0 तक ₹ 100 = 00, 1.00 घ 0 मी 0 तक 
₹ 200 = 00 तथा 3.00 घ 0 मी 0 तक ₹ 500 %D00 , 
6.00 घ 0 मी 0 तक ₹ 1000 = 00 इससे अधिक प्रति 
घ ० मी ० ₹ 100 = 00 / - अतिरिक्त 
₹ 150 = 00 / - प्रतिमाह 
₹ 100 प्रतिमाह 
₹ 500 प्रतिमाह 
₹ 50 प्रतिमाह 


19 . 


20 . 


बेकरी 
फैक्ट्री उद्योग 
उपरोक्त सूची के अतिरिक्त 


21 . 


शास्ति 
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजनान्तर्गत उपभोग ( यूजर चार्जेज ) उपविधि का उल्लंघन करने पर 
नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा -299 के अधीन कार्यवाही / जुर्माना / अर्थदण्ड जो ₹ 1000 = 00 तक होगी, यदि 
निर्धारित अवधि तक धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो इस धनराशि के अतिरिक्त ₹ 25500 प्रतिदिन दण्ड देय होगा । 


जीवन्ती जोशी, 
अधिशासी अधिकारी, 
नगर पंचायत , डीडीहाट , 

पिथौरागढ़ । 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 28 जुलाई , 2018 ई० ( श्रावण 06, 1940 शक सम्वत् ) 


161 


सूचना 
मैंने शादी के बाद अपना नाम चन्द्रकला चुफाल से बदलकर नेहा अग्रवाल कर लिया है, भविष्य में मुझे 
नेहा अग्रवाल पत्नी श्री अभिषेक अग्रवाल नाम से जाना पहचाना जाए । 

समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 


नेहा अग्रवाल पत्नी अभिषेक अग्रवाल 


निवासी सतीश कालोनी हीरानगर 


पुलिस चौकी, हल्द्वानी । 


सूचना 
मेरे पेन कार्ड सं 0 AEFPA0981B में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश प्यारेलाल शर्मा गलत अंकित हो गया है । 
जब कि मेरे पिता का वास्तविक नाम श्री ओम प्रकाश शर्मा है । भविष्य में मुझे श्रीमती माया देवी अत्रि पुत्री 
श्री ओम प्रकाश शर्मा के नाम से जाना जाये । 


समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है । 


श्रीमती माया देवी अत्रि 
पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा 
निवासी -4 अत्रि भवन , 
किशन नगर, देहरादून (उ 0 ख 0 ) 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0) 30 हिन्दी गजट / 398 - माग 8-2018 (कम्प्यूटर / रीजियों)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


